. 


-: 


रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


REGD . NO, D . L .- 33004/97 


SMS 


:. 


- 


- 


-. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . ANNA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


.. 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खंड ( iii ) 
PART II — Section 3 Sub -section (iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


सं० 10 ] 
No. 101 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 1997 / पौष ३० , 1918 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20 , 1997 /PAUSA 30, 1918 


- - - - 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1997 


आ . अ. 18 ( अ ). - यत: भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 30 के अधीन जारी तारीख 
13 जनवरी , 1997 की अपनी अधिसूचना सं. 100 /पंजाब - लो . स./1/ 96 ( 2 ) द्वारा 7 - रोपड़ ( अ. जा .) संसदीयनिर्वाचन - क्षेत्र से लोक सभा के उपनिर्वाचन 
के लिए 
अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तारीख 

" 23 जनवरी, 1997 " ( बृहस्पतिवार ), और 
वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 

" 6 फरवरी , 1997 " ( बृहस्पतिवार ) 
नियत किया है, और 


यतः, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशताब्दी के कारण 23 जनवरी, 1997 ( बृहस्पतिवार ) को , परक्राम्य लिखित अधिनियम , 1881 की धारा 
25 के अधीन सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है ; और 


यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 30 की उप - धारा ( ग ) में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख, 
नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के बाद दूसरा दिन या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है तो उससे अगला दिन होगा, जो कि सार्वजनिक अवकाश 
नहीं हैं ; 


अतः, अब, साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उपर्युक्त तारीख 13 जनवरी , 
1997 की अपनी अधिसूचना सं . 100 / पंजाब - लो . स./1/96 ( 2 ) में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : 
( i ) खण्ड ( ग ) में विद्यमान शब्द और अंक " 23 जनवरी, 1997 ( बहस्पतिवार ) " के स्थान पर , " 24 जनवरी , 1997 ( शुक्रवार ) " शब्द और 

अंक , तथा 


162G 1/ 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART Il - SFC. 3( iii )] 


( ii ) Uus ( ) fagna pro otte stok " 6 Fiatt, 1997 ( ausfrar ) " PATA TX " 7 471 472t, 1997 ( 17 )" 

अंक क्रमशः रखे जायेंगे । 
कार्यक्रम के अन्य चरणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

[ 7 . 100 / 4514 - . 7 ./1/ 96 ( 2 ) ] 

आदेश से, 

* a , uma 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th January, 1997 
O .N . 18 ( E ). - Whereas the Election Commission of India by its notification No. 100 /PB -HP/ 1/96 (2 ) dated the 13th 
January, 1997 issued under Section 30 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951) has appointed " the 23rd 
January, 1997 ( Thursday)" , as the last date for the withdrawal of candidatures, and " the 6th February , 1997 ( Thursday )", as the 
date on which a poll shall, if necessary , be taken for the bye-election to the House of the People from 7-Ropar ( SC ) Parliamen 
tary Constituency ; and 

Whereas, the 23rd January , 1997 ( Thursday) has been declared as a public holiday under Section 25 of theNegotiable 
Instruments Act , 1881 on account of the Birth Centenary of Netaji Subhash Chandra Bose, and 

Whereas, Sub -section (c ) of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 provides that the last date for 
withdrawal of candidatures shall be the second day after the date of scrutiny ofnominations or if that day is a public holiday , the 
next succeeding day which is not a public holiday ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 read 
with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) and all other powers enabling it in this behalf , the Election 
Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 100 /PB -HP/1/96 (2 ), dated 13th January , 1997 , 
referred to above namely S 
(i) in clause (c ) for the existing words and figures " 23rd January , 1997 ( Thursday )", the words and figures " 24th 

January, 1997 (Friday )"; and 
( ii) in clause (d) for the existing words and figures " 6th February, 1997 ( Thursday )", the words and figures " 7th 

February, 1997 (Friday )" , shall respectively be substituted . 
There shall be no change in the other stages of the programme. 

[No . 100 /PB - IIP /1/96 (2)] 

By Order, 
K .J. RAO , Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


